रजिस्ट्री सं डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii ) 
PART II - Section3 - Sub -section(ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 8, 2003/ आश्विन 16, 1925 
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2003 /ASVINA 16 , 1925 


सं . 934 ] 
No. 934 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

आदेश 
. नई दिल्ली, 8 अक्टूबर , 2003 


स्टाम्प 


. 


का. आ . 1788 ( अ ). - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2) को धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) सं. का. आ. 990 ( अ ), दिनांक 6 नवम्बर , 2000 में भारत 
सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः : 

उक्त आदेश में, " स्वर्ण जमा स्कीम, 1999 के तहत स्वर्ण जमा प्रमाणपत्र और बांड के रूप में वर्णित प्रॉमिसरी नोट " शब्दों और अंकों के 
लिए उक्त स्कीम के पैरा 2 में उल्लिखित नामित बैंक द्वारा अधिसूचना सं. सा. का .नि . 634( अ) दिनांक 14 सितम्बर, 1999 द्वारा यथा अधिसूचित 
" स्वर्ण जमा स्कीम , 1999 के तहत 6 नवम्बर , 2000 को अथवा उसके पश्चात् जारी प्रमाणपत्र " शब्दों और अंकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 
इसे 6 नवम्बर, 2000 से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा । 

[ सं. 34 /2003 - स्टाम्प/ फा. सं. 33/ 28/ 2002- बि .क .] 

सुधीर राजपाल, उप सचिव 
टिप्पणी : मूल आदेश का . आ . 990 ( अ) दिनांक 6 नवम्बर , 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे का. आ . 1038 दिनांक 
15 अक्टूबर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) सं. सा . का . नि . 634 ( अ ), दिनांक 14 सितम्बर , 1999 में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा जारी . 
स्वर्ण जमा स्कीम , 1999 के पैराग्राफ 2 के उप - पैराग्राफ (ii ) में यथा परिभाषित स्वर्ण प्रमाण पत्रों को प्रॉमिसरी नोटों के स्वरूप में जारी नहीं किया जा 
रहा है परन्तु ये स्कीम के अंशदाता को उसके द्वारा जमा किए गए स्वर्ण की परख हो जाने पर नामित बैंक द्वारा जमा के रूप में स्वीकार करने के पश्चात् 
अंतिम रसीदें हैं । इसलिए, आदेश सं. 990 ( अ), दिनांक 6 नवम्बर , 2000 को इसके प्रकाशन की तारीख अर्थात् 6 नवम्बर , 2000 से संशोधित करने 
का प्रस्ताव है । यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के भी हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


2912 GI/ 2003 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(PART II – SEC. 3 (ii)) * 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

ORDER 
New Delhi, the 8th October, 2003 

STAMPS 
S .O . 1188 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Sub -section (1 ) of Section 9 of the Indian 
Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899 ),the CentralGovernment herebymakes the following amendment in the Order of the Government 
of India in the Ministry of Finance Department of Revenue) No. S .O . 990 (E ), dated 6th November, 2000 , namely : 


In the said Order, for the words and figures , " promissory notes, described as Gold Deposit Certificates and Bonds 
under Gola Deposit Scheme, 1999” , the words and figures, “ Certificates issued on or after 6th November, 2000 under the 
Gold Deposit Scheme, 1999 as notificd vide Notification No. G . S .R .634 E ) dated 14th September , 1999 by a Designated Bank 
referred to in para 2 of the said Scheme" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 
the 6th November, 2000 . 

[No. 34/2003-STAMPS/ F.No. 33/28 /2002-ST] 

SUDHIR RAJPAL ,Dy. Secy. 
Note :-- The principal order was published vide S.O . 990(E) dated the 6th November, 2000 and subsequently amended vide 
S.O . 1038 dated 15th October, 2001. 

Explanatory Memorandum 
The gold certificates as defined in sub -paragraph (ü ) of paragraph 2 of the Gold Deposit Scheme, 1999 issued vide 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Economic Affairs ) No . G . S .R . 634 (E ), 
dated 14th September, 1999 are not being issued in the nature of promissory notes but are the final receipts issued to a 
subscriber of the Scheme after the gold tendered by him has been assayed and accepted as deposit by a Designated Bank . 
It is, therefore, proposed to amend the Order No. 990 (E ), dated 6th November, 2000 with effect from the date of its publication , 
1.e . the 6th November, 2000 . It is certified that giving retrospective effect to the said amendment will not adversely affect 
anybody s interest. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


